. 
. 


. 


रजिस्ट्री सं० डी - 222 


REGISTERED NO. D- 222 


. 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं० 12 
No. 12] 


नई दिल्ली , शनिवार , मार्च 20, 1971 ( फाल्गुन 29, 1892 ) 
NEW DELHI , SATURDAY , MARCH 20 , 1971 ( PHALGUNA 29, 1892 ) 
__ इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
(Separate paging is given to this Part In order that it may be filed as a separate compilation ) 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


नोटिस 


(NOTICE ) 
नीचे लिखे भारत के प्रसाधारण राजपत्र 20 जनवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये हैं : - - 
The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to 20th January 1971 :- - 


संक संख्या और तिथि 
(Issue No .) ( No . and Date ) 


द्वारा जारी किया गया 

(Issued by) 
- - - - -- 


विषय 
(Subject) 


- 


- - 


- 


2 


__ _ _ 


_ 


NIL 


ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक , सिविल लाइन्स , दिल्ली के नाम मांग -पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । 
मांग -पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए । 

Copies of the Gegette Extraordinary mentioned above wil be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, 
Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes . 


on indent to the Mana issue of these Gazettes. _ 


501GI /70 


( 365 ) 


366 


THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 20, 1971 ( PHALGUNA 29, 1892 ) 


[ PART I _ SEC . 1 


1277 


245 


395 


97 


भाग I-- - खंड 1 - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) 

भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम 
न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर 
नियमों, विनियमों तथा आदेशों और 

संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . 
भाग I---- खंड 2 - - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 

भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम 
न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों, 

छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
भाग I - - खंड 3 -- - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों , विनिययों, आदेशों 

और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
भाग I -- खंड 4 - - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की 
____ गई अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों , 

छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
भाग - II खंड 1 ~ - अधिनियम, अध्यादेश और 
. विनियम 
भाग II - - खंड 2 -विधयक और विधयकों संबंधी 

प्रवर समितियों की रिपोर्ट . 
भाग II - - खंउ 3 - - उप - खंड ( i ) - ( रक्षा मन्त्रालय 

को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों 
और ( संघ- राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को 
छोड़कर ) केन्द्रीय अधिकारी द्वारा जारी किए 
गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी 
किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण 
प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि 
सम्मिलित है ) 


विषय- सूची 
पृष्ठ भाग II - - खड + - उप - खड ( ii ) - - रक्षा मन्त्रा 

लय को छोड़कर ) भारत सरकार के मन्त्रा 
लयों और संघ - राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों 

को छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा 
365 

विधि के | अन्तर्गत बनाए और जारी 

किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . 
भाग II -- खंड 4 + रक्षा मंत्रालय द्वारा अधि 

सूचित विधिक नियम और आदेश 

भाग IIT - - - खंड 1 - - महालेखापरीक्षक , संघ लोक 
429 

सेवा आयोग, रेल प्रशासन , उच्च न्याया 
लयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन 

कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
भाग III - - खंड - - एकस्व कार्यालय , कलकत्ता 

द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें 
भाग III - - खंड मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके 

। प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं 
297 

भाग III — खंड 4 -- विधिक निकायों द्वारा जारी 

की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिक 
सूचनाएं , आदेश , विज्ञापन और नोटिसें 

शामिल हैं . . 
भाग IV - गैर - सरकारी व्यक्तियों और गैर- सरकारी 

संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें 
पूरक संख्या - 12 
13 मार्च 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह 

की महामारी सम्बधी साप्ताहिक रिपोर्ट 
20 फरवरी 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह 

के दौरान भारत में 30, 000 तथा उससे 

अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी 
877 

बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धी आंकड़े 


25 


721 


61 


451 


461 


365 


PART I - SECTION . 1. - Notifications relating to 

Non - Statutory Rules , Regulations, Orders 
and Resolutions issued by the Ministries 
of the Government of India ( other than 
the Ministry of Defence ) and by the 

Supreme Court . . 
PART [ _ SECTION 2 . — Notifications regarding 

Appointments, Promotions, Leave etc. of 
Government , Officers issued by the Minis 
tries of the Government of India ( other than 
the Ministry of Defence ) and by the 

Supreme Court 
PART I - SECTION 3 , - - Notifications relating to Non 

Statutory Rules , Regulations , Orders and 
Resolutions issued by the Ministry of 

Defence . . . . 
PART I - SECTION 4. - Notifications regarding 

Appointments, Promotions , Leave etc . of 

Officers issued by the Ministry of Defence 
PART II. SECTION 1. - Acts, Ordinances and 

Regulations 
PART II - SECTION 2 . — Bills and Reports of Select 

Committees On Bills 
PARTI _ SECTION 3. - SUR- SEC. ( i ) - General Star 

tutory Rules (including orders, bye -laws 
etc ., of general character ) issued by the 
Ministries of the Government of India ( other 
than the Ministry of Defence ) and by Cen 
trul Authorities ( other than the Administra 
tiuns of Union Territories ) 


PART II - SECTION 3. - SUB- SEC . (ii ) -- Statutory 

Orders and Notificutions issued by the 
Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry of Defenco ) and 
by the Central Authorities (other than the 

Administrations of Union Territories ) . . 
PART 1 [ - SECTION 4 . – Statutory Rules and Orders 

notified by the Ministry of Defence 
PART III - SECTION 1 . -- Notifications issued by the 

Auditor General, Union Public Service Com 

mission, Railways Administration, High 
Courts and the Attached and Subordinate 

Offices of the Government of India . . 
PART III _ SECTION 2, - Notifications and Notices 

_ issued by the Patent Offices, Calcutta . . 
PART III - SECTION 3. - Notifications issued by or 

under the authority of Chief Commissioners 
PART III — SECTION 4 . - Miscellaneous Notifications 

___ including Notifications , Orders , Advertise 

ments and Notices issued by Statutory 


429 


297 


Bodies 


in 


PART IV - - Advertisements and Notices by Private 

Individuals and Private Bodies 
SUPPLEMENT No. 12 
Weekly Epidemiological Reports for weeks onding 

13th March 1971 
Births and Deaths from Principal diseases in 

towns with a population of 30 .000 and over 
in India during week ending 20th February 
1971 


877 


PART I - SEC . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 20 , 1971 (PHALGUNA 29, 1892 ) 


367 


माग I - - बण 1 

( PART I-- SECTION 1) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिप्तर नियमों , विनियमों 

तथा आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
[Notifications relating to Non -Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the 

Supreme Court ] 


राष्ट्रपति सचिवालय 


नई दिल्ली , दिनांक 6 मार्च 1971 


मं० 20-प्रेज / 71 - - राष्ट्रपति मध्यप्रदेश पुलिस के निम्नां 
कित अधिकारी को उस की वीरता के लिए पुलिस पदक 
प्रदान करते हैं : - - 


डाला । इस प्रकार श्री पाठक अपनी वीरता और कर्तव्य 
परायणता के ग्वालियर जिले के लोगों को एक दुष्टतम शत्रु 
से छुटकारा दिलाने में सफल हुए । 

2. यह पदक पुलिस नियमावली के नियम 4 (I ) के अन्तगत 
वीरता के लिए दिया जा रहा है । 

नागेन्द्र सिंह राष्ट्रपति के सचिव । 


अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री ए० एन० पाठक , 
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , 
ग्वालियर, 


योजना आयोग 
नई दिल्ली , दिनांक 25 फरवरी 1971 

__ संकल्प 
आदिवासी अनुसन्धान संस्थानों सम्बन्धी अध्ययन घल 
सं० पी० सी० एस० डबलू /13/( 1 )/ 69- ~-योजना 
आयोग के संकल्प संख्या पी० सी०/ डब्लयू 31 ( 1 )/ 69, दिनांक 
18- 8- 1969 द्वारा गठित आदिवासी अनुसन्धान संस्थानों संबंधी 
अध्ययन दल की अवधि 18- 8- 1970 से 31- 8- 1971 तक 
के लिये आगे और बढ़ा दी गई है । 


मध्य प्रदेश । 


सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया 


आवेश 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत के 
राजपन में प्रकाशित की जाये तथा सभी सम्बन्धियों को भेजी जाये । 

एस० हामिद , संयुक्त सचिव , 


विदेश मन्त्रालय 


नई दिल्ली , दिनांक 2 मार्च 1971 


आजीवन बन्दी गोपाल गूजर ने , जो पैरोल की अवधि 
में दिसम्बर, 1968 को फरार हो गया था , एक गिरोह का 
संगठन किया और निष्कृति -धन के लिए सनसनीखेज़ अपहरण 
करके देहात तथा ग्वालियर शहर के लोगों को आतंकित कर 
दिया । 7 नवम्बर , 1969 को पुलिस को सूचना मिली कि 
गिरोह के ग्वालियर में आने की सम्भावना है । श्री ए० एन० 
पाठक , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , ग्वालियर ने तिघड़ा 
ग्वालियर सड़क पर घात लगाई और गिरोह के तीन सदस्यों 
को पकड़ लिया । फिर वह पुलिस की एक छोटी टुकड़ी 
और अधिकारियों के साथ डाक के संदिग्ध निभुत -स्थान की 
ओर सारी रात चलते रहे । पुलिस दल संदिग्ध निभत -स्थान 
पर 8 नवम्बर , 1969 की प्रात : 4 . 00 बजे पहुंचा और 
घात लगाए छिप कर बैठ गया । श्री पाठक ने पकड़े हए 
डाफ ओं में से एक को अपने गिरोह के नेता को बुलाने के 
लिए सामान्य सुरक्षा कूट- संकेत देने को बाध्य किया । कूट 
संकेत को सुनकर डाक अपने हाथ में 303 राइफल लिए 
निभत-स्थान से बाहर आया । वहां किसी को न देखकर वह 
चक्कर में पड़ गया और भरी हुई राइफल हाथ में ले दवे 
पांव खोजने लगा । अंधेरे में झुके मानव की छाया मूर्ति 
देखकर डाक ने श्री ए० एन० पाठक पर गोली चलाई, पर 
वह भी खतरनाक डाक पर अपनी राइफल ताने हुए थे । 
श्री पाठक ने डाक की गोली मारी और वहीं उसे मार 


संकल्प 
सं० एम०- दो - 1181 ( 11 ) / 70 - - भारत सरकार ने , 
हज यात्रा से सम्बन्ध मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिये 
एक वर्ष की अवधि के लिये एक सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का 
निर्णय किया है । 

2. बोर्ड का नाम केन्द्रीय हज सलाहकार बोर्ड होगा और 
उसके निम्नलिखित सदस्य होंगे , यथा : - - 
___ 1. श्री अकबर अली खान 

अध्यक्ष 
2. श्री मोइनुल हक चौधरी 

सदस्य 
3. श्री मोहम्मद मिया फारुकी 


368 


THE GAZETTE OFINDIA , MARCH 20 , 1971 (PHALGUNA 29, 1892) 


[ PART I - SEC . I 


4. श्रीमती जरीना करीमभाई 

सदस्य 
5 . श्री असद मदनी 
6. श्री अहमद बक्श सिंधी 
7. श्री पी० पी० हसन कोया 
8. श्री सैयद अहमद मेहदी 
9. श्री सैयद अहमद आगा 
10. श्री सैयद अहमद 
11. श्री हाजी लुतफुल हक 
12. मोहम्मद इस्माइल 
13. श्री सैयद अबू मोहम्मद 
14. श्री जी० एच० मोमिन 
15. श्री दाऊद अली मिर्जा 
16. श्री मौलाना नूरूल्ला 
17. श्री पी० एम० सईद 
18. श्री एफ० एच० मोहसिन 
19. श्री ए० क्यू ० अंसारी 
20. प्रो० अमजद अली 
3. श्री अकबर अली खान, संसद सदस्य , बोर्ड के अध्यक्ष 

होंगे । 
4. विदेश मन्त्रालय में हज कार्यों के कार्यभारी, उप सचिव , 

बोर्ड के पदेन सचिव और संयोजक होंगे । 
5. बोर्ड का कार्य केवल सलाह देना होगा । बोर्ड की बैटके 

सचिव द्वारा, सदस्यों के अनुरोध पर सरकार द्वारा निर्धा 
रित समय पर बुलाई जायेगी । सामान्यतः सदस्यों की 
बैठक के लिये दस दिन का नोटिस दिया जायेगा । बैठको 
की कार्यवाही गोपनीय होगी और सरकार को , जैसा वह 
उचित समझे , कार्रवाही करने के लिये पेश की जायेगी । 
बोर्ड की बठकों में किसी पन -प्रतिनिधि को उपस्थित नहीं 
होने दिया जायेगा । 

आवेश 
आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति भारत सरकार 
के सभी मन्त्रालयों , प्रधान मन्त्री सचिवालय , 
मन्त्रिमण्डल सचिवालय , संसदीय कार्य विभाग , सभी राज्य सरकारों 
और केन्द्र प्रशासित क्षेत्र सभी राज्य हज समितियां और सम्बन्ध 
जहाजरानी कम्पनी को सूचनार्थ प्रेषित । 

आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित 
कर दिया जाये । 

एम० एल० अंसारी, उप सचिव 


नागर विकास मन्त्रालय के संकल्प संख्या 5- 1/ 67- एम० सी० 
एच० दिनांक 6 जनवरी, 1968 के अनुसार गठित काउंटेस आफ 
डफरिन निधि की सलाहकार समिति की अवधि समाप्त होने पर 
भारत सरकार ने इस समिति को तत्काल से पुर्नगठित करने का 
निर्णय किया है । पुर्नगठित समिति का गठन इस प्रकार होगा : 
1 राज्य मन्त्री स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन अध्यक्ष 
2 श्रीमति इला पालचौधरी, संसद सदस्य 
( लोकसभा ) 

सदस्य 
3 श्रीमति सुशीला गोपालन, संसद सदस्य 
( लोकसभा ) 

सदस्य 
4 डा० ( श्रीमति ) मंगला देवी तलवाड़, संसद 
सदस्य ( राज्य -सभा ) 

सदस्य 
5 स्वास्थ्य सेवाओं का उप -निदेशक 
(प्रशासन ) नई दिल्ली 

सदस्य 
6 उपसचिव ( नीति ), परिवार नियोजन 
विभाग 

सदस्य 
7 आन्तरिक वित्त सलाहकार ( स्वास्थ्य ) 
( वित्त मन्त्रालय का प्रतिनिधि ) 

स्दस्य 
8 सहायक आयुक्त ( मा०शि० फ० ) परि 
वार नियोजन विभाग 

सदस्य सचिव 


2 काउंटेस आफ डफरिन फण्ड की आय के उपयोग और 
व्यवस्था के मामले में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना इस समिति 
का विचारार्थ विषय होगा । 


3 समिति का कुल मिलाकर कार्यकाल 4 वर्ष होगा । जो 
संसद सदस्य समिति के सदस्य नियुक्त होंगे, वे यदि इससे पूर्व ही 
संसद के सदस्य न रहे तो समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे । 

रवीन्द्र नाथ मधोक , संयुक्त सचिव 


सिंचाई और विधयुत मश्रलय 


नई दिल्ली , दिनांक 2 मार्च 1971 

संकल्प 
___ सं० डी० डब्ल्यु - 2- 37 ( 29 )/ 70 - - इस मन्त्रालय के 
संकल्प सं० डी० डब्ल्यु - 2- 28 ( 52 ) / 67, दिनांक 1 अप्रैल , 
1969 के अधीन स्थापित सिंचाई आयोग द्वारा अपनो रिपोर्ट 31 
मार्च, 1971 को प्रस्तुत की जानी थी । आयोग के कार्य की प्रगति 
पुनरवलोकन करके, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख को अब इस 
संकल्प द्वारा 31 मार्च, 1972 तक बढ़ाया जाता है । 

आदेश 


अदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्न 
भाग-I, खण्ड - 1 में प्रकाशित किया जाये । 


स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निमॉन आवास 

ओर नगर विकास संत्रालय 

परिवार नियोज मविभाग 
नई दिल्ली , दिनांक 26 अक्तूबर 1970 

संकल्प 
सं० 5 -19- 69- एम० सी० एच० : -- परिवार नियोजन 
विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन और निर्माण , आवास तथा 


यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत 
सरकार के सभी मन्त्रालयों/विभागों और सभी राज्य सरकारों/ 
संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों को भेजी जाये । 

एन० सी० सक्सेना, संयुक्त सचिव 


Part I— Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 20 , 1971 (PHALGUNA 29 , 1892 ) 


369 


- - 


- 


नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 1971 

संकल्प 
सं० ई० एल० -दो० 28 ( 10 ) / 10:--- पश्चिमी क्षेत्रीय 
विद्युत बोर्ड की स्थापना से सम्बन्धित इस मन्त्रालय के संकल्प संख्या 
ई० एल० -दो०- 35 ( 2 )/ 63, दिनांक 28 मार्च, 1964 में नैरा 
4 की बजाय निम्नलिखित को रखा जाए : 
___ " 4. बोर्ड के सचिवालय का अध्यक्ष बोर्ड का सदस्य - सचिव 

होगा जोकि मुख्य इंजीनियर के पद का होगा और जो 
सचिवालय के लिये अन्य स्टाफ के साथ केन्द्रीय विद्युत 
प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जायेगा ” । 

आवेश 
आदेश दिया जाता है कि उपर्यक्त संकल्प को गुजरात महाराष्ट्र 
और मध्य प्रदेश की सरकारों और राज्य विद्युत बोर्डो, गोवा , दमन 
और दियु और दादरा और नागर हवेली के संघीय क्षेत्रों , केन्द्रीय 
विद्युत प्राधिकरण , भारत सरकार के मन्त्रालयों , प्रधान मन्त्री 
के सचिवालय , राष्ट्रपति के सचिव , योजना आयोग और भारत 
के महानियंत्रक तथा लेखा परीक्षक को भेज दिया जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र 
में प्रकाशित कर दिया जाए । 

बी० पी० पटेल सचिव 
नई दिल्ली , दिनांक फरवरी 1971 

संकल्प 
सं० एफ० सी० 6 ( 3 ) / 70: -- इस मन्त्रालय के संकल्प 
संख्या एप सी . 6 ( 3 )/ 70, दिनांक 3 दिसम्बर, 1970 का 
आंशिक रूप से संशोधन करते हुए चिलका झील की निकास नाली 


के खराब होने से संबंधित समस्या की जांच करने के लिये स्थापित 
समिति का निम्न रूप से दोबारा गटन किया जाता है : - - 
1. विकास सलाहकार ( पत्तन ) , संसद 

कार्य , जहाजरानी और परिवहन 
मन्त्रालय 

अध्या 
2. अतिरिक्त मुख्य इन्जीनियर , सिचाई 
विभाग , उड़ीसा 

सदस्य 
3. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत 
अनुसंधानशाला, पूना 

सदस्य 
4. संयुक्त आयुक्त ( मत्स्यपालन ) , खाहा, 

कृषि, सामुदायिक विकास और सह 
कारिता मन्त्रालय ( कृषि विभाग ) सदस्य 
5. निदेशक ( जल -विज्ञान ), केन्द्रीय 
जल और विद्यत आयोग 

सदस्य - सचिव 
आवेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को उड़ीसा सरकार , 
योजना आयोग , संसद कार्य, जहाजरानी और परिवहन मन्त्रालय , 
खाद , कृषि , सामदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय ( कृषि 
विभाग ), प्रधान मन्त्री के सचिवालय और राष्ट्रपति के निजी और 
सनिक सचिव को उनकी जानकारी के लिये भेज दिया जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राज 
पत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और उडीसा राज्य की सरकार से 
प्रार्थना की जाए कि वे इसे राज्य के राजपत्र में सामान्य जानकारी 
के लिये प्रकाशित कर दें । 

बी० एस० बंसल , संयुक्त सचिव 


आव 


at the dacoit and killed him on the spot, anal with his 
bravery and devotion to duty , he succeeded in iidding the 
people of Gwalior District of one of their worst cicmies. 

2 . This award is made for gallantry under rulc 4 ( i ) of 
the rules governing the award of the Police Medal, 

NAGENDRA SINGH, Secy . 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi, the 6th March 1971 
No . 20 -Pres.71. — The President is pleased to award the 
Policc Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Macthya Pradesh Police : 

Nume and rank of the officer 
Shri A. N . Pathak , 
Additional Superintendent of Police . 
Gwalior . 
Madhya Pradesh . 
Statement of services for which the decoration has 

been awarded 
Gopal Gujar, a life convict, who had absconded , while 
on parole, in December , 1968, had formed a gang and 
terrorised thc people of the countryside and Gwalior city 
by committing sensational kidnappings for ransom , On 
7th November , 1969, information was received by the Police 
that the gang was likely to visit Gwalior. Shri A . N . 
Pathak , Additional Superintendeat of Police , Gwalior , laid 
an ambush on thic Tighra -Gwalior road and captured threc 
miembers of the gang. Then he walked the whole night 
with a small posse of Police men and officers to the suis 
pected hide-out of the dacoit. Thç policc party reached the 
suspected hide-out at 4 - 00 A . M . on 8th November, 1969 and 
hid themselves in un ambush . Shri Pathak made one of the 
captured members of the dacoits to give the usual safcty 
codc -sign). to call the gang- leader , On hearing the cocle - sign 
the dacoit came out of the hide - out with a .303 rifle in his 
hand . Not finding anyonc there, he was puzzled and 
started prowling about having his rifle ready to shoot. On 
spotting the silhoutte of a crouching figure in darkness , the 
dacoit fired at Shri A . N . Pathak who had also kept the 
dangerous outlaw covered with his rifle . Shri Pathak fired 


PLANNING COMMISSION 
New Delhi, the 25th February 1971 

RESOLUTION 
Study Team on Tribunal Research Institutes 
No. PC / SW / 31 ( 1 ) / 69 . -- The term of the Study Team on 
Tribunal Research Institutes set up vide Planning Commission s 
Resolution No . PC /SW/ 31 ( 1 ) / 69 , dated 18- 8- 1969 has been 
extended for a future period w . e. f. 18 - 8 -1970 and up to 
31- 8 - 1971 . 


ORDER 


ORDERED that a copy of this Resolution be published in the 
Gazettc of India and communicated to all concerned . 

S. HAMID , Jt. Sec ."., 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 


New Delhi-11, the 2nd March 1971 


No. M -II - 1181( 11) / 70 . - The Government of India have 
decided to sct up for a period of one year an Advisory Board 
to advise the Government on matters relating to the Hai 
pilgrimage , 


370 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 20 , 1971 (PHALGUNA 29 , 1892) 


PART I - SEC . I 


6 . Deputy Secretary ( P ), Dept. of Family Planning . 
7 . Internal Financial Adviser (Health ) ( A representative 
of the Ministry of Finance ) . 

Member-Secretary 
8 . Assistant Commissioner (MCW ), Dept . of Family 

Plapning . 
2 . The terms of reference of the Committce will be to 
advise the Central Government in the matter of utilisation 
and administration of the income from the Countess of 
Dufferin s Fund , 


3. The life of the Committee as a whole will be four years. 
The members of Parliament appointed as members of the 
Committee shall cease to be members of the Committee if 
they cease to be members of the Parliament earlier. 

R . N . MADHOK , Jt. Secy . ( F . P . ) 


The Board shall be known as the Central Haj Advisory 
Board and shall consist of the followiog Members , namely :-- 

Chairman 
1 . Sbri Akbar Ali Khan. 

Members 
2 . Shri Moinul Haque Choudhury. 
3 . Shri Mohd . Mian Faruqi. 
4 . Shrimati Zarina Currimbhoy. 
5 . Shri Asad Madani . 
6 . Shri Ahmed Baksh Sindhi. 
7 . Shri P . P . Hassan Koya . 
8 . Shri Syed Ahmed Mchdi. 
9 . Shri Syed Ahmed Aga , 
10 . Shri Syed Ahmed . 
11. Shri Haji Lutfal Haque . 
12 . Shri Mohd . Ismail . 
13 . Shri Syed Abu Mohamed . 
14 . Shri G , H . Momin . 
15 . Shri Daud Ali Mirza . 
16 . Shri Maulana Nurullah . 
17 . Sbri P . M . Sayeed , 
18 . Shri F . H . Mohsin , 
19 . Shri A . Q . Ansari. 
20. Prof. Amjad Ali. 
3 . Shri Akbar Ali Khan , M . P , shall be thc Chairman of 
the Board 

4 . The Deputy Secretary , In - charge of Haj Affairs in the 
Ministry of External Affairs , shall be the Ex -officio Secretary 
and Convener of the Board 

5 . The functions of the Board will be purely advisory. 
Meetings of the Board will be summoned by the Secretary at 
such times as may be decided by the Government at the 
request of the Mmcbers, Ordinarily at least ten days notice 
of a meeting will be given to the Members. The proceedings 
of the meeting will bo confidential and will be submitted to 
the Government for such action as the Government may 
consider necessary . No press representatives will be allowed 
to attend the meeting of the Board . 

ORDER 
ORDERED that a copy of this Resolution be communicated 
to all the Ministries of the Government of India , the Primo 
Minister s Secretariat , the Cabinet Secretariat, Department of 
Parliamentary Affairs, all State Governments and Centrally 
administered Areas , all State Haj Committees and the Shipp 
ing Company concerned, for information , 

ORDEREI also that the Resolution be published in the 
Gazelte of India , 

M . H . ANSARI, Dy. Secy . (Wana & 

Haj Allairs ) 


MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER 

New Delhi, the 2nd March 1971 
No. DW .1/ - 37 ( 29 ) / 70 , - The Irrigation Commission set up 
under this Ministry s Resolution No. DW . 11 - 28 (52 ) / 67, dated 
the 1st April, 1969 was to submit its report by 31st March , 
1971, On a review of the progress of the Commission s 
work , the date for the submission of the report is now hereby 
cxtended to 31st March , 1972. 

ORDER 
ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of 
India , Part 1, Section I. 

OWERED also that a copy of the Resolution bc communi. 
cated to all Ministries /Departments of the Government of 
India and all State Governments /Administration of Union 
Territories , 

N . C , SAKSENA , Jt, Secy . 


New Delhi, the 3rd March 1971 
NO, EL .11.28 ( 10 ) / 70 . - In this Ministry s Resolution No, 
EL , 11, 35 ( 2 ) /63, dated the 28th March , 1964 relating to the 
establishment of the Western Regional Electricity Board, for 
para 4 , tho following may be substituted : - - 
" 4. The Secretariat of the Board will be headed by the 

Member- Secretary of the Board of the rank of a 
Chief Engineer, who shall be appointed by the 
Central Eclectricity Authority together with other 
staff for the Secretariat" , 

ORDER 
ORDURED that thc above Resolution be communicated to 
the Governments and State Electricity Boards of Gujarat, 
Maharashtra and Madhya Pradesh , Union Territoic of Goa, 
Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, the Central 
Electricity Authority , the Central Electricity Board , the 
Ministries of the Government of India , Prime Minister s 
Secretariat, Secretary to the President, Planning Commission 
and the Comptroller and Auditor General of India . 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India . 

B . P . PATEL , Secy . 


num 


MINISTRY OF HEALTH , FAMILY PLANNING , WORKS 
HOUSING AND URBAN DEELVOPMENT 

(Department of Family Planning) 

New Delhi, the 26th October 1970 
No. F . 5 - 19 /69-MCH - On tho expiry of the term of the 
Advisory Committee of the Countess of Dufferin s Fund as 
constituted vide Ministry of Health , Family Planning & Urban 
Development ( Dept. of Family Planning ) Resolution No. 
5 - 1 /67 -MCH , dated the 6th January, 1968 , the Govt. of 
India have decided to reconstitute the Committee with 
immediate effect. The composition of the re - constituted Com 
mittee shall be as follows : 

Chairman 
1 . Minister of State for Health & Family Planning, 

Members 
2 . Sml. Illa Palchoudhuri, M . P . (Lok Sabha ) . 
3. Smt. Suscela Gopalan , M .P . ( Lok Sabha ) . 
4 , Dr. (Mrs.) Mangladevi Talwar, M .P . (Rajya Sabha ) . 
5. Deputy Director General of Health Services (Adminis 

tration ), New Delhi, 


New Delhi, the 27th February 1971 
No, fi. C .6 ( 3 ) / 70 . - In partial modification of this Ministry s 
Resolution No. F . C .6 ( 3 )770 , dated the 3rd December, 1970 
the Committee for examining the problem of deterioration 
etc . of the outlet channel of Chilka Lake is hereby reconstituied 
as follows : - -- 

Chairman 
1. Development Adviser ( Ports ) , 

Ministry of Parliamentary Affuirs, 
Shipping and Transport. 

Members 
2 . Additional Chief Engineer , 

Irrigation Department, Orissa , 
3 . Director, Central Water and Power , 

Rescarch Station , Poona , 


PIRT E Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 20 , 1971 (PHALGUNA 29 , 1892 ) 


371 


Food , Agriculturc , C . D . & Coopn ., ( Deptı. of Agriculture ) , 
Prime Minister s Secretariat and Private & Military Secretary 
of President for information , 


4 . Joint Commissioner ( Fisheries ) , 

Ministry of Food , Agriculture , C . D . 
& Cooperation, (Department of Agri.) 

Member- Secretary 
5. Director (Hydrology ) , C . W . & P . C . 

ORDER 
ORDERED that this Resolution be communicated to the State 
Government of Orissa , Planning Commission , Ministry of 
Parliamentury Affairs, Shipping & Transport, Ministry of 


ORDERU:D also that tho Resolution be published in the 
Gazette of India and the State Govenment of Orissa may be 
requested to publish it in the State Gazette for general 
informulion . 


B . S . BANSAL , Jl. Secy . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY TIIE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971 


